निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 वैशाख 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 334) पटना , बुधवार , 26 अप्रील 2017 

बिहार राज्य धर्मिक न्यास पर्षद् 


अधिसुचना 


17 नवम्बर 2016 


सं० 2252 - माँ भगवती मंदिर, ग्राम - बड़गाँव, पोस्ट - बिन्जी, थाना - कोढ़ा, जिला - कटिहार बिहार राज्य 
धार्मिक न्यास पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 629 है । 


इस न्यास की सुव्यवस्था , संचालन एवं सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 1107 , दिनांक 12.10 . 
2007 द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया गया था । इसका कार्यकाल पूरा हो जाने के उपरान्त पर्षदीय आदेश 
ज्ञापांक 942 दिनांक 01.09. 2011 द्वारा न्यास समिति का कार्यकाल अगले पाँच वर्षों के लिए विस्तारित किया गया था । 
इस कार्यवधि की समाप्ति के उपरान्त पर्षदीय पत्रांक 1947 दिनांक 30.09.2016 द्वारा अंचल अधिकारी , कोढ़ा से समिति 
के कार्यकलापों का समीक्षात्मक प्रतिवेदन तथा न्यास समिति के गठन हेतु नाम भेजने का आग्रह किया गया था । 


अंचल अधिकारी, कोढ़ा ने अपने पत्रांक 1258 दिनांक 25.10.2016 द्वारा सूचित किया है कि न्यास प्रांगण में 
श्री मदन मोहन सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 04. 10.2016 की बैठक की गई जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल 
पदाधिकारी, तथा थानाध्यक्ष के साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन में वर्तमान कार्यरत 
समिति के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नही है । उक्त बैठक में लक्ष्मण सिंह एवं छोटेलाल ऋषि सदस्यगण की मृत्यु 
होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री चंदन कुमार भगत एवं श्री अशोक उराँव को सदस्य नामित किया गया है । 


अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 1107 दिनांक 12.10. 2007 में वर्णित 
योजना के मूर्तरूप देने के लिए लक्ष्मण सिंह एवं छोटेलाल ऋषि की मृत्यु से हुए रिक्त स्थान पर श्री चन्दन कुमार 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 अप्रील 2017 
भगत एवं श्री अशोक उराँव को नये सदस्य नामित करते तथा ज्ञापांक 1107 , दिनांक 12.10. 2007 के शेष 9 सदस्यों 
को कायम रखते हुए माँ भगवती मंदिर न्यास समिति का पुर्नगठन अगले पाँच वर्षों तक की अवधि के लिए किया 
जाता है । 


उक्त न्यास समिति की अवधि दिनांक 01.11.2016 के प्रभाव से पाँच वर्षों की होगी । 

आदेश से , 
संजय कुमार, 


प्रशासक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 334 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


